PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ , AUG . 20 , 1991 (SRVN . 29, 1913 SAKA ) 


527 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 13 अगस्त , 1991 


क्रमांक 1633- ज-I- 91 / 16023.- श्री किशन सहाय, पत्र श्री घीसा राम , निवासी गांव फतेहपुर, तहसील नारनौल, 
जिला महेन्द्र गढ़, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा ( ए ) ( 1ए ) तया 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 1873- ज - 1-77/ 30710, दिनांक 5 दिसम्बर , 1977 द्वारा 150 रुपये वार्षिक दर और उसके बार 
अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I- 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक 
की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


प्रब श्री किशन सहाय की दिनांक 1 अक्तूबर, 1990 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के 
राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री किशन सहाय की विधवा श्रीमती 
सुरजी देवी के नाम खरीफ , 1991 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील 
करते है । 


. 


प्रार ० एल ० चावला , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 31st July , 1991 
No. 196-PC ( Agri)-APO (II)-91/ 7054. - The Governor of Haryana is pleased to establish 
Watershed Planning and Implementation Office in the Department of Agriculture for 
the implementaticn of World Bank Aided Project-Integrated Watershed Development (Hills ) 
Project in the State , 


No. 196 - PC (Agri .)-APO ( II )-91 /7056. — The Governor of Haryana is pleased to appoint the 
Haryana Agricultural University ( Department of Agricultural Economics). Hisar for undertaking the 
work of baseline survey and evaluation and menitoring studies of Integrated Watershed Development 
(Hills ) Project in Haryana State . The terms of references of this Evaluation Study would be 
separately drawn by the Director of Agriculture , Haryana with the Haryana Agricultural University , 
Hisar . 


No. 196 -PC (Agri )-APO ( IN - 91 / 7058.-- The Governor of Haryana is pleased to appoint the 
following officers as Team Leaders in the Sirsa and Boli Yamuna Watersheds 

under the 
Integrated Watershed Development (Hills ) Der ject in Haryana State. These officers will be 
responsible for co -ordination of all ihe activilies to be undertaken under this project : 


Serial 
No. 


Name of the Officer 


Team Leader of the 

Sub - Watershed 


S / Shri 
1. R. P. Dange, SMS ( Forestry)/ IWDP ( Hills) 
2. S. S. Verma, SMS (S. C.), IWDP 

(Hills) 


Sirsa 


Nadi Sub -Watershed 


Boli Yamuna Sub -Watershed 


M. 


K. MIGLANI, 


Commissioner and Secretary to Government , Haryana, 

Agriculture Department, 


